निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 ज्येष्ट 1939 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 22 मई 2017 


( सं0 पटना 455 ) 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

21 जुलाई 2016 
सं० 50 प्रा०स० -01/2016- 2581/वि०स० — बिहार विधान - सभा सचिवालय ( भर्ती एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली, 1964 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सभा सचिवालय के विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्ति 
हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है : 


1. श्री आर०एस० राय - सभापति 

सचिव , बिहार विधान - सभा 
2. श्री भूषण कुमार झा 

सदस्य 
उप - सचिव 
3 . श्री राजीव कुमार - सदस्य 

उप - सचिव 

(पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि ) 
4. श्री राज कुमार रजक - सदस्य 

उप - सचिव 

( अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रतिनिधि ) 
5. श्री असीम कुमार 

सदस्य सचिव 
उप - सचिव ( स्थापन ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 मई 2017 

विशेष आमंत्रित सदस्य 
6. श्री श्रीरमण सिंह, मुख्य प्रतिवेदक 

मा० अध्यक्ष बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

अनुपमा प्रसाद , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 455-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


